रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 12 , 2019/ चैत्र 22 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2019 /CHAITRA 22 , 1941 


सं . 123 ] 
No . 123]] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2019 

सं. 04 / 2015 - 2020 
विषयः स्कोमेट नियंत्रण सूची के अंतर्गत मदों के निर्यात हेतु अनुमति देने के लिए वास्तविक उपयोग प्रमाणपत्रों 

[ परिशिष्ट 2ध (i), 2ध ( ii) और 2ध ( iii)] के प्रोफार्मा में संशोधन । 


फा . सं. 01 / 91 / 171 / 37 / एएम - 10ईसी(एस) . - विदेश व्यापार नीति (एफटीपी ) 2015 - 20 के पैरा 1.03 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015 - 20 
के प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी ) के पैरा 2.74 के तहत दिनांक 24.04. 2017 की सार्वजनिक सूचना सं० 04 / 2015 - 20 और दिनांक 
17.05. 2017 की सार्वजनिक सूचना सं० 7 / 2015 - 20 के तहत अधिसूचित वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्रों (ईयूसी ) [ परिशिष्ट 2ध 
(i), 2ध ( ii ) और 2ध (iii )] के लिए प्रोफार्मा में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं । 
2. विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015- 20 की प्रक्रिया पुस्तक ( एचबीपी) के पैरा 2.74 के तहत निर्धारित मौजूदा ईयूसी प्रोफार्मा 
यथा परिशिष्ट 2ध (i), 2ध (ii ) और 2ध (iii) को संलग्न प्रोफार्मा से प्रतिस्थापित किया जाता है । 
3. स्कोमेट नियंत्रण सूची के अंतर्गत मदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ईयूसी प्रोफार्मा और निर्यात प्राधिकार पत्र में 
उनकी अनप्रयोज्यता निम्नानुसार वर्णित है : 
परिशिष्ट 2ध (i) > स्कोमेट श्रेणी ( श्रेणियों ) 2,3,4,5 और 8 के अंतर्गत मदों के निर्यात के लिए आवश्यक 

श्रेणी 1 को छोड़कर स्टॉक की गई मदों के मामले में पुनः निर्यात ( स्टॉकिस्ट से अन्तिम वास्तविक 

उपयोगकर्ता तक) 
परिशिष्ट 2ध (ii ) > स्कोमेट श्रेणी 1 (रसायन, संबद्ध साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी) के अंतर्गत मदों के लिए आवश्यक 


2147 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


> स्कोमेट श्रेणी 1 के अंतर्गत स्टॉक की गई मदों के मामले में पुनः निर्यात 


परिशिष्ट 2ध (iii ) > स्टॉक और बिक्री * प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन ( श्रेणी 1 को छोड़कर सभी स्कोमेट श्रेणी 

( श्रेणियों ) के लिए निर्यातक से स्टॉकिस्ट तक ) 
* स्टॉक और बिक्री स्कोमेट श्रेणी 0, श्रेणी 3क4001, श्रेणी 6 और किसी श्रेणी में प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अनुमत नहीं है । 
4. कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्याही द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर युक्त संबंधित इकाई के पत्रशीर्ष पर 
आपूर्ति की श्रृंखला में शामिल सभी इकाईयों अर्थात् विदेशी क्रेता / प्रेषिती / वास्तविक प्रयोक्ता / मध्यवर्ती ( मध्यवर्तियों ) द्वारा निर्धारित 
प्रोफार्मा में ईयूसी भरा जाना है । ईयूसी के साथ प्रयुक्त किसी अतिरिक्त शीट के मामले में यह कम्पनी के पत्रशीर्ष पर होना चाहिए 

और उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षित होना चाहिए जो ईयूसी पर हस्ताक्षर करता है । 
5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः 

वास्तविक उपयोग प्रमाणपत्र के प्रोफार्मा के संशोधन में उत्पाद का तकनीकी ब्यौरा , विशिष्ट वास्तविक उपयोग और 
वास्तविक प्रयोक्ता के सम्पर्क का पूरा ब्यौरा शामिल होगा जिससे कि सरकारी एजेंसियों द्वारा वास्तविक उपयोग / वास्तविक 
प्रयोक्ता का शीघ्र सत्यापन और स्कोमेट मदों के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र देना आसान हो सके । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


परिशिष्ट - 2ध ( i ) 


स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए वास्तविक उपयोग और वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र 
( श्रेणी 1 - रसायन को छोड़कर सभी पात्र श्रेणियों के लिए स्टॉक और बिक्री के तहत स्कॉमेट श्रेणियों 2,3,4,5 और 8 

तथा स्टॉकिस्ट से अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता तक पुनः निर्यात के लिए ) 
[ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्याही द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित इकाई के पत्रशीर्ष पर आपूर्ति श्रृंखला में सभी इकाइयों 

___ जैसे विदेशी क्रेता / प्रेषिती / वास्तविक प्रयोक्ता / मध्यवर्ती ( मध्यवतियों ) यदि कोई हो ,द्वारा भरा जाना है,] 


टिप्पणी: [ कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें ] 

1. मदों शब्द का तात्पर्य वस्तु, साफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी से है । 
2. प्रौद्योगिकी निर्यात के लिए मूल्य का भाग 2( ख ) में उल्लेख किया जाना चाहिए । 
3. कृपया भाग 3( क ) में वास्तविक प्रयोक्ता घोषणाओं के पूर्ण ब्यौरे को स्पष्ट रूप से दर्शाएं । 
4. यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं है तो काट दें । 
5. कोई अतिरिक्त शीट कम्पनी के पत्रशीर्ष पर होनी चाहिए और उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो फार्म पर हस्ताक्षर करता 


है । 


6. स्कोमेट श्रेणी 1 मदों के लिए ईयूसी प्रोफार्मा परिशिष्ट 2ध (ii ) और स्टाक और बिक्री प्रयोजन के हेतु परिशिष्ट 2ध (iii) का उपयोग 

करें । 


भाग 1: इकाईयों का ब्यौराः 
( क ) निर्यातक का नाम 
( ख ) क्रेता का नाम -- 
( ग ) क्रेता का पता - - - - - - 
( घ ) प्रेषिती का नाम - - - 
( ड.) प्रेषिती का पता - - - 
( च ) वास्तविक प्रयोक्ता का नाम - - 
( छ ) वास्तविक प्रयोक्ता का पता 
( ज ) विनिर्दिष्ट स्थान जहां मदों ( वस्तु , साफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी) का अन्ततः उपयोग किया जाएगा ( यदि ( छ ) से अलग है ) * 
* टिप्पणी: वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता के परिसरों में अधिष्ठापित किया जाएगा या केवल वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा उपयोग किया 

जाएगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी की परिभाषा के लिए स्कोमेट परिशिष्ट - III को देखें । इसके अलावा सामान्य प्रौद्योगिकी टिप्पणी और सामान्य सॉफ्टवेयर 
टिप्पणी तथा स्कोमेट परिशिष्ट - III की सामान्य सूचना सुरक्षा टिप्पणी को देखें । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भाग 2: मद ( वस्तुएं , सॉफ्टवेयर , प्रौद्योगिकी ) 
मद (मदों) का विवरण ( उदाहरणार्थ | मात्रा / भार / मूल्य 
माडल का नाम, वर्ग , किस्म, वस्तुओं 
की क्रम सं0 तथा प्रौद्योगिकी 
अंतरण के मामले में तकनीकी 
विवरण) 


स्कोमेट श्रेणी और उपश्रेणी । क्रय आदेश सं० और 

तारीख / संविदा संख्या, 
निर्गम और वैधता की तारीख 


भाग - 3 : घोषणा 
( क ) भाग - 2 में दर्शायी गई मद ( मदों ) का - 

- के रूप में उपयोग (वास्तविक उपयोग के 
पूरे विवरण को दर्शाएं ) के लिए पूंजीगत उपकरण / संघटक / कच्चा माल / अन्य ( एक चुनें ) के रूप में उपयोग किया 

जाएगा 
( ख ) भाग - 2 में दर्शायी गई मद (मदों) को . 

- - में स्थित अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को 
ब्रिकी हेतु दूसरे उत्पाद ( उपर्युक्त 3क में यथा वर्णित ) में प्रक्रियाबद्ध अथवा शामिल किया जा रहा है । 
मैं / हम प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि ( संदर्भित क्रय आदेश में यथा वर्णित ) उपर्युक्त मदों का उपयोग उपर 
उल्लिखित प्रयोजन ( प्रयोजनों) के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और ऐसे उपयोग को 
भारत सरकार की पूर्व - सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा, न ही मदों को रूपान्तरित किया जाएगा अथवा 

न ही इसकी नकल बनायी जाएगी । 
( घ ) मदें अपनी मौजूदा स्थिति में अथवा शामिल किए जाने के बाद एक या अधिक देशों में वास्तविक उपभोक्ताओं के 

वास्तविक प्रयोग के लिए हैं तथा मदों को वास्तविक उपयोगः. .. ........(देशों के नाम ) के उक्त देश के निर्यात 

नियंत्रण विनियमनों का पालन किए बिना पुनः निर्यात नहीं किया जाएगा अथवा निर्यात हेतु बेचा नहीं जाएगा ; 
( ड.) भारत सरकार द्वारा यदि आवश्यक हो वास्तविक प्रयोक्ता स्थलों पर मदों की पोत लदान पश्चात जांच, जैसा भी 

लागू हो , की अनुमति होगी । यदि उपर्युक्त मद ( मदों ) में प्रौद्योगिकी शामिल है (हैं ) तो हम सत्यापित करते हैं कि 

इसे बिल्कुल गोपनीय के रूप में माना जाएगा । 
( च) वास्तविक प्रयोक्ता भारत सरकार की सहमति के बिना स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा मदों अथवा उनकी नकलों 
अथवा इनके व्यूत्पन्नों को 

- - - ( अंतिम गंतव्य का देश) के भीतर या इसके बाहर किसी पार्टी को 
पुनः हस्तांतरण / विक्रय नहीं करेगा यदि निर्यात प्राधिकार पत्र / नीति में विशिष्ट रूप से छूट नहीं दी गई हो । 
( छ ) हमारे द्वारा आयातित भाग 2 में सूचीबद्ध मदों का प्रयोग रासायनिक , जैविक , परमाणु हथियारों या ऐसे हथियारों को 

पहुंचाने में सक्षम मिसाइलों को विकसित करने , प्राप्त करने , विनिर्माण करने , रखने , परिवहन करने , हस्तांतरण या 
उपयोग करने के लिए नहीं किया जाएगा यदि यह पता चलता है या संदेह कि उनका ऐसे प्रयोजनों के लिए 
उपयोग किए जाने की इच्छा है या संभावना है । 
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र में निहित सभी तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के 
अनुसार सत्य और सही हैं और मैं / हम किन्ही अन्य अतिरिक्त तथ्यों को नहीं जानता हूं / जानते हैं जोकि इस 
प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाते हैं । 


भाग - 4: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विशिष्ट विवरण निम्नानुसार है ( अनिवार्य): 

क . नाम ( केवल मोटे अक्षरों में ): 
ख. पदनामः 
ग . कार्यालय का पूरा पता (कमरा सं० , क्षेत्र, शहर, जिला, राज्य , देश सहित): 
घ. पिन / जिप / डाक कोड : ..... 
ड. दूरभाष सं० ( एसटीडी कोड सहित ): .. ........... 
च. मोबाइल सं० 

........ वैकल्पिक मोबाइल सं० (यदि कोई हो ).. 
छ. आईएसडी कोड के साथ फैक्स सं० ... ...........( यदि कोई हो ) 
ज . प्रारंभिक ई - मेलः 

.................... 

वैकल्पिक ईमेलः ... 


. . . 


. . . . 


इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत वैकल्पिक सम्पर्क व्यक्ति का विशिष्ट विवरण ( वैकल्पिक ): 

उपर्युक्त ( क ) से ( ज ) के समान 
हस्ताक्षर ( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता): 


- प्रौद्योगिकी निर्यात के लिए मूल्य का भाग 2( ख ) में ( यदि लागू हो ) उल्लेख किया जाना चाहिए । 
कृपया उपयोग दर्शाएं 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


अधिकारिक सील / मुहर: 
जारी होने की तारीखः 
वैघता तिथि ( अवधि, यदि कोई हो का उल्लेख करें ) 


सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी की निर्यात हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणीः 
1. भाग 2 में सॉफ्टेवयर और प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए ईयूसी के साथ स्पष्टीकरण का पत्र ( उसी व्यक्ति द्वारा 
हस्ताक्षर किया जाए जो ईयूसी पर हस्ताक्षर करता है ) प्रस्तुत किया जाए जिसमें निम्नलिखित का विवरण होः । 
. परियोजना का सही स्थान जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा । 

निर्यात या पुनः निर्यात की जाने वाली प्रौद्योगिकी की किस्म । 

प्रौद्योगिकी मूल्य वर्धन जैसे उन्नयन / अद्यतन , सहायता, साफ्टवेयर का विशिष्ट अनुकूलन । 
- फार्म जिसमें निर्यात या पुनः निर्यात किया जाएगा । 

उपयोग जिसके लिए डाटा का प्रयोग किया जाएगा । 
2. यदि भारतीय निर्यातक द्वारा प्रौद्योगिकी का मूल्यवर्धन किया जाता है तो भारतीय निर्यातक द्वारा आवेदन के साथ 

अपने पत्र शीर्ष पर निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है: 
प्रौद्योगिकी से उत्पादित होने वाली सभी मदों की प्रक्रिया, उत्पाद, विनिर्देशन ( नामसूची) आकार और उत्पादन 
क्षमता, यदि लागू हो , का स्पष्टीकरण अथवा अन्य विवरण जो संचारित की जाने वाली ( " तकनीकी क्षेत्र ") डाटा 
और तुलनीय विदेशी प्रौद्योगिकी की विदेश में उपलब्धता को निरूपित, परिभाषित और सीमित करता हो । 


परिशिष्ट - 2ध ( ii) 
स्कोमेट श्रेणी 1 मदों के निर्यात के मामले में वास्तविक उपयोग और वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र 
{ केवल स्कोमेट श्रेणी 1 (रसायन) के लिए तथा श्रेणी 1 के लिए स्टॉक और बिकी के तहत पुनः निर्यात 

( स्टॉकिस्ट से अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता तक ) के लिए } 
[ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से केवल स्याही द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित इकाई के पत्रशीर्ष पर आपूर्ति श्रृंखला जैसे 

विदेशी क्रेता / प्रेषिती / वास्तविक प्रयोक्ता / अन्य मध्यवर्ती संस्थाएं यदि कोई हो , में सभी इकाइयों द्वारा भरा जाना है ] 


टिप्पणी: [ कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें ] 

1. मदें शब्द रसायन और संबंधित सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी को दर्शाता है । 
2. कृपया भाग 2( क ) में शुद्धता / सांद्रता, आईयूपीएसी नाम , सीएएस संख्या और आईटीसी (एचएस) कोड दर्शाएं । 
3. कृपया भाग 3( क ) में वास्तविक प्रयोक्ता घोषणाओं के पूर्ण ब्यौरे को स्पष्ट रूप से दर्शाएं । 

यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं है तो काट दें । 
5 . कोई अतिरिक्त शीट कम्पनी के पत्रशीर्ष पर होनी चाहिए और यह उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो फार्म पर हस्ताक्षर 

करता है । 
6. स्कोमेट श्रेणी के लिए श्रेणी 1 के अलावा ईयूसी प्रोफार्मा परिशिष्ट 2ध (i) और स्टाक और बिक्री प्रयोजन के हेतु परिशिष्ट 2ध ( iii) का 

उपयोग करें । 
भाग 1: इकाईयों का ब्यौरा 
( क ) निर्यातक का नाम - - - 
( ख ) क्रेता का नाम - - - - - - 
( ग ) क्रेता का पता - - - - - - 
( घ ) प्रापता का नाम - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( ड.) प्रेषिती का पता - - - 
( च ) वास्तविक प्रयोक्ता का नाम - - 

- - - - - 
( छ ) वास्तविक प्रयोक्ता का पता 
( ज ) विनिर्दिष्ट स्थान जहां मदों ( वस्तुएं , सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी) का अंतिम रूप से उपयोग किया जाएगा ( यदि ( छ) * से अलग है ) 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- - - 


- - 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


* साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी की परिभाषा के लिए स्कोमेट परिशिष्ट - III को देखें । इसके अलावा सामान्य प्रौद्योगिकी टिप्पणी और सामान्य सॉफ्टवेयर 
टिप्पणी तथा स्कोमेट परिशिष्ट - III की सामान्य सूचना सुरक्षा टिप्पणी को देखें । 


[ भाग I - खण्ड 17 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


* टिप्पणी: मदों को वास्तविक प्रयोक्ता के परिसरों में अधिष्ठापित किया जाएगा या केवल वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा उपयोग किया 
जाएगा । 


भाग 2: मद ( वस्तुएं , सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी) 


| मद ( मदों) का विवरण ( अर्थात् मात्रा / भार / मूल्य 
वस्तुओं के लिए रसायन का नाम , 
शुद्धता / सांद्रता, आईयूपीएसी नाम 
एवं सीएएस संख्या और प्रौद्योगिकी 
अंतरण के मामले में तकनीकी ब्यौरा 


स्कोमेट श्रेणी और उपश्रेणी क्रय आदेश संख्या और 

तिथि / संविदा संख्या, निर्गम 
और वैधता की तारीख 


भाग - 3: घोषणा 
( क ) भाग - 2 में दर्शायी गई मद (मदों ) के उपयोग हेतु । 

. ........ ........... के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में ..... अथवा / और ( वस्तुओं के मामले में ) के रूप में 

वास्तविक रूप से उपयोग किया जाएगा । 
( ii) ............ ................ (प्रौद्योगिकी के मामले में ) के विनिर्माण हेत । 
( ख ) भाग - 2 में दर्शायी गई मद ( मदों) को ......... 

...... में स्थित अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को ब्रिकी 
हेतु दूसरे उत्पाद (उपर्युक्त 3क में यथा वर्णित ) में प्रक्रियाबद्ध अथवा शामिल किया जा रहा है । 
मैं / हम प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि ( संदर्भित क्रय आदेश में यथा वर्णित ) उपर्युक्त मदों का उपयोग उपर 
उल्लिखित प्रयोजन ( प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और ऐसे उपयोग को 
भारत सरकार की पूर्व - सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा, न ही मदों को रूपान्तरित किया जाएगा अथवा 

न ही इसकी नकल बनायी जाएगी । 
( घ ) भारत सरकार द्वारा यदि आवश्यक हो मदों का अंतिम प्रयोक्ता के स्थल पर पोत लदान पश्चात जांच, जैसा भी लागू 

हो , की जा सकती है । 
( ड.) वास्तविक प्रयोक्ता भारत सरकार की सहमति के बिना स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा मदों अथवा उनकी नकलों 
अथवा इनके व्यूत्पन्नों को 

- - - ( अंतिम गंतव्य का देश) के भीतर या इसके बाहर किसी पार्टी को 
पुनः हस्तांतरण / विक्रय नहीं करेगा यदि निर्यात प्राधिकार पत्र / नीति में विशिष्ट रूप से छूट नहीं दी गई हो । 
( च) मैं / हम यह भी प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि हमारे द्वारा आयातित उपर्युक्त मदों का प्रयोग रासायनिक, जैविक , 

परमाणु हथियारों या ऐसे हथियारों को पहुंचाने में सक्षम मिसाइलों को विकसित करने, प्राप्त करने, विनिर्माण करने , 
रखने, परिवहन करने , हस्तांतरण या उपयोग करने के लिए नहीं किया जाएगा और रसायनों का उपयोग रासायनिक 
हथियार समझौता ( सीडब्ल्यूसी) के तहत निषिद्ध नहीं किए गए प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा । 
यह भी प्रमाणित करता / करते हैं कि इस प्रमाण पत्र में निहित सभी तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के 
अनुसार सत्य और सही हैं और मैं / हम किन्ही अन्य अतिरिक्त तथ्यों को नहीं जानता हूं / जानते हैं जोकि इस 
प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाते हैं । 


भाग - 4 : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विशिष्ट विवरण ( अनिवार्य): 

क . नाम (केवल मोटे अक्षरों में ): 
ख. पदनामः 
ग . कार्यालय का पूरा पता (कमरा सं० , क्षेत्र, शहर, जिला, राज्य , देश सहित ): 
घ. पिन / जिप / डाक कोड: .. 
ड. दूरभाष सं० ( आईएसडी कोड सहित ): 
च. मोबाइल सं० ....... .............. वैकल्पिक मोबाइल सं० ( यदि कोई हो ).... 
छ. आईएसडी कोड के साथ फैक्स सं० ......... ..............( यदि कोई हो ) 
ज . प्राथमिक ई - मेल: .... 

.... वैकल्पिक ईमेलः ..... 


इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति का विशिष्ट विवरण ( वैकल्पिक ) 


प्रौद्योगिकी निर्यात के लिए मूल्य का भाग 2( ख) में ( यदि लागू हो) उल्लेख किया जाना चाहिए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


उपर्युक्त (क) से ( ज) के समान 
हस्ताक्षर ( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता): 
कार्यालय मुहर 
जारी होने की तिथि : 

वैधता तिथि ( अवधि को विनिर्दिष्ट करें , यदि कोई है ) 
भाग - 5 प्राप्तकर्ता राज्य यदि सीडब्ल्यूसी के पक्षकार नहीं हैं की ओर से प्रमाणीकरण 
( संबंधित सरकारी विभाग / राज्य ( देश ) की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा भरा जाएगा ) 
प्राप्तकर्ता राज्य के सरकार हेतु प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में मैं पुष्टि करता हूं कि भाग 2 में वर्णित रसायन 
(रसायनों ) का 1 ( च ) पर नामित इकाई द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और यह कि रसायन (रसायनों ) का इस्तेमाल 
केवल रसायनिक हथियार समझौते ( सीडब्ल्यूसी ) के तहत निषिद्ध न किए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और यह 
रसायन (रसायनों ) किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा अथवा प्राप्तकर्ता देश से पुन: -निर्यात नहीं 
किया जाएगा । 
हस्ताक्षर.. 

जारी होने की तारीख 
( आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ) 
नाम. 

पदनाम . 
( केवल मोटे अक्षरो में ) 
सरकारी विभाग / मंत्रालय की मोहर 
संगठन का नाम एवं संपर्क विवरण ( दूरभाष / फैक्स संख्या ( आईएसडी कोड सहित ) और ई - मेल) ..... 


परिशिष्ट - 2ध ( iii ) 
भण्डारण और बिक्री प्रयोजन के लिए स्कोमेट मदों के 
निर्यात के मामले में वास्तविक उपयोग और वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र 

( भारतीय निर्यातक से विदेश स्थित स्टॉकिस्ट को निर्यात हेत ) 


[ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्याही द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित इकाई के पत्रशीर्ष पर आपूर्ति श्रृंखला में सभी इकाइयों 

जैसे विदेशी क्रेता / प्रेषिती / वास्तविक प्रयोक्ता / मध्यवर्ती यदि कोई हो , द्वारा भरा जाना है, ] 


टिप्पणी: [ कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें ] 


1. भण्डारण और बिक्री स्कोमेट श्रेणी 0, श्रेणी 3ए4001 , श्रेणी 6 और किसी श्रेणी में प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु अनुमत नही है । 
2. कृपया भाग 3 ( क ) में घोषणा के तहत वास्तविक उपयोग का पूरा ब्यौरा दर्शाएं । 
3. यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं है तो काट दें । 
4 . कोई अतिरिक्त शीट कम्पनी के पत्रशीर्ष पर होनी चाहिए और यह उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो फार्म पर हस्ताक्षर 

करता है । 
5. स्टाक और बिक्री प्रयोजन के अलावा, ईयूसी प्रोफार्मा परिशिष्ट 2ध (i) और परिशिष्ट 2ध ( iii) यथा लागू का उपयोग करें । 


भाग 1: इकाईयों का ब्यौरा 


- - - - - 


( क ) भारत में निर्यातक का नाम : 
( ख ) स्टॉकिस्ट फर्म का नाम : - - - 
( ग ) स्टॉकिस्ट फर्म का पता: - - 
( घ ) निर्यातक और स्टॉकिस्ट के बीच संबंध का ब्यौराः - - - - 
( ड.) विशिष्ट स्थान का नाम जहां मदों को भंडार में रखा जाएगा / इकट्ठा किया जाएगा ( यदि ( ग) से भिन्न): 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( च) देशों जहां आडंर मिलने पर माल भेजे जाने का प्रस्ताव है , की सूची: 
* टिप्पणी: माल का भण्डारण स्टाकिस्ट के परिसर में किया जाएगा और भारत सरकार की अनुमति के बिना पुनः अंतरित नहीं 
किया जाएगा / बेचा नहीं जाएगा यदि विशिष्ट रूप से निर्यात प्राधिकार पत्र / नीति से छूट न प्राप्त हों । 


• उन राज्यों ( देशों ) जो रसायनिक हथियार समझौता ( सीडब्ल्यूसी) के पक्षकार नहीं है , की सूची के लिए कृपया ओपीसीडब्ल्यू की 
वेबसाइट देखें ( इस समय मिस्त्र, उत्तरी कोरिया ( डीपीआरके ) और दक्षिण सूडान ने सीडब्ल्यूसी पर हस्ताक्षर नहीं किया है । 
इजरायल ने समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है किन्तु अनुसमर्थन नहीं किया है ) । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मात्रा / भार 


भाग 2: मद ( वस्तुएं , सॉफ्टवेयर , प्रौद्योगिकी ) 
मद (मदों) का विवरण 
( उदाहरणार्थ माडल का नाम, वर्ग , किस्म, वस्तुओं की क्रम 
सं . अथवा रसायनिक वस्तुओं हेतु शुद्धता / सांद्रता, 
आईयूपीएसी नाम और सीएएस सं० ) 


स्कोमेट श्रेणी क्रय आदेश संख्या और 
और उप श्रेणी तिथि / संविदा संख्या , निर्गम 

और वैधता की तारीख 


भाग - 3 : घोषणा 
( क ) भाग - 2 में दर्शायी गई मद (मदों ) को ... 

.... के लिए पूंजीगत उपकरण / संघटक / कच्चा माल / अन्य 
उपयोग .. ( एक का चयन करें ) के रूप में उपयोग किया जाएगा ( वास्तविक उपयोग के पूर्ण विवरण को दर्शाएं) ....... 


.................... 


मैं / हम प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि ( संदर्भित क्रय आदेश में यथा वर्णित ) उपर्युक्त मदों का उपयोग उपर उल्लिखित 
प्रयोजन ( प्रयोजनों) के अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रयोग को भारत सरकार की 
पूर्व - सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा, न ही मदों को रूपान्तरित किया जाएगा अथवा न ही इसकी नकल 
बनायी जाएगी । 
भारत सरकार द्वारा यदि आवश्यक हो , मदों की अंतिम प्रयोक्ता के स्थल पर पोतलदान पश्चात जांच की जा सकती है 

जैसाकि लागू हो । 
( घ ) स्टॉकिस्ट भारत सरकार की सहमति के बिना स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा मदों अथवा उनकी नकलों अथवा इनके 

व्यूत्पन्नों को - - - - - - - - - - ( स्टाकिस्ट फर्म का देश) के भीतर या इसके बाहर किसी पार्टी को पुनः 

हस्तांतरण / विक्रय नहीं करेगा । 
( ड.) मैं / हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि माल भावी आर्डर के लिए रखे जाने हेतु भंडार के लिए है और उपर्युक्त भाग 1 ( च ) 

में उल्लिखित देशों में वास्तविक प्रयोक्ताओं को अंतरित किए जाने के लिए भारत सरकार से अनुमति ली जाएगी जब तक 
कि निर्यात प्राधिकार पत्र / नीति में विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो । हम वचन देते हैं कि हम भारत सरकार द्वारा 

उपर्युक्त 1 ( क ) पर फर्म को दिए गए निर्यात प्राधिकार पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे । 
( च ) मैं / हम यह भी प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि हमारे द्वारा आयातित उपर्युक्त मदों का प्रयोग रासायनिक, जैविक , परमाणु 

हथियारों या ऐसे हथियारों को पहुंचाने में सक्षम मिसाइलों को विकसित करने, प्राप्त करने , विनिर्माण करने , रखने , परिवहन 

करने , स्थानान्तरण या उपयोग करने के लिए नहीं किया जाएगा । 
( छ ) मैं / हम यह भी प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि इस प्रमाण पत्र में निहित सभी तथ्य मेरी / हमारी अधिकतम जानकारी और 

विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं / हम किन्ही अन्य अतिरिक्त तथ्यों को नहीं जानता हूं / जानते हैं जोकि इस 

प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाते हैं । 
भाग - 4: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विशिष्ट विवरण ( अनिवार्य ): 

क . नाम ( केवल मोटे अक्षरों में ): 
ख. पदनामः 
ग . कार्यालय का पूरा पता ( कमरा सं०, क्षेत्र, शहर, जिला, राज्य, देश सहित): 
घ. पिन / जिप / डाक कोड: 
ड. दूरभाष सं० ( आईएसडी कोड सहित ): 
च. मोबाइल सं० ........ ......... वैकल्पिक मोबाइल सं० (यदि कोई हो).... 
छ. आईएसडी कोड के साथ फैक्स सं० ........................( यदि कोई हो ) 
ज . प्राथमिक ई - मेलः ......... 

.......... वैकल्पिक ईमेलः........... 
इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति का विशिष्ट विवरण ( वैकल्पिक ) 
उपर्युक्त ( क ) से (ज ) के समान 
हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता): 
कार्यालय मुहर 
जारी होने की तिथि: 


... ... ... ....... 


वैधता तिथि ( अवधि को विनिर्दिष्ट करें , यदि कोई है ) 


कृपया उपयोग दर्शाएं । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 12 April, 2019 

No. 04 /2015 -20 
Subject :- Amendment in proforme of End Use Certificates [ Appendix 2S (i), 28 (ii) and 2S ( iii) ] for grant of 

permission for export of items under SCOMET Control List. 

F . No. 01/91/171/37 /AM - 10 /EC (S ). — In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the 
Foreign Trade Policy (FTP ) 2015 - 20 , the Director General of Foreign Trade (DGFT ) hereby makes amendments to 
the proforme for End Use Certificates (EUC ) [ Appendix 2S (i), 2S ( ii ) and 2S (iii ) ], notified vide Public Notice 
No. 04 /2015 - 20 dated 24 .04 .2017 and No . 07 /2015 - 20 dated 17 .05 . 2017 , under para 2 .74 of the Handbook of 
Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP ) 2015 - 20 , with immediate effect . 
2 . The existing EUC proforme, namely , Appendix 2S (i), 2S ( ii ) and 2S ( iii ) prescribed under para 2.74 of the 
Handbook of Procedures (HBP ) of the Foreign Trade Policy (FTP ) 2015 - 20 are substituted with the Annexed 
proforme. 
3 . The EUC proforme and their applicability to export authorisation for various categories of items 
under SCOMET Control List is illustrated as under : 


Appendix - 2S (i) 


→ Required for export of items under SCOMET Category ( ies) 2 ,3,4 ,5 & 8 
> Re -export in case of stocked items other than Category 1 (From Stockist to ultimate end 

user ) 


Appendix - 2S (ii) 


> Required for items under SCOMET Category 1 (Chemicals, related software and 

technologies ). 


Appendix - 2S 
( iii) 


» Re- export in case of stocked itemsunder SCOMET Category 1 
→ Application for Stock and Sale * authorization (from Exporter to stockist, for all SCOMET 

Category (ies ) except Category 1) 


* Stock and Sale is not permitted for SCOMET Category 0, Category 3A4001, Category 6 and transfer of 

technology in any category 
4 . The EUCs in prescribed proforme are to be filled by all the entities involved in the chain of supply e.g. 
foreign buyer / consignee / end user / intermediary (ies ) on the letterhead of the respective entity , duly signed in ink 
and stamped by the authorised signatory of the company . In case of any additional sheet used alongwith the EUC , 
the same must be on the letterhead of the company and signed by the same person who signs the EUC . 
5 . Effect of this Public Notice : 

The amendment in proforme of End Use Certificate will capture technical details of product, specific end 
use and complete contact details of the end user , thereby facilitating expeditious end use / end user verification by 
the Government agencies and grant of export authorisation for SCOMET items. 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 

& Ex -officio Addl. Secy. 


APPENDIX - 2 S (i) 


END USE CUM END USER CERTIFICATE FOR EXPORT OF SCOMET ITEMS 
(For SCOMET Categories 2 , 3, 4 ,5 & 8 and re -export from Stockist to ultimate end user under Stock & Sale for 

all eligible categories other than Category 1 – chemicals ) 


[ 11 - qus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ To be filled by all entities in the chain of supply e. g. foreign buyer / consignee / end user / intermediary (ies ), if any 

on the letterhead of the respective entity , duly signed in ink by authorised signatory ] 


Note : [ Please read carefully ] 


1. The word items imply goods, software, technology 
2 . For Technology exports, value should be mentioned in Part 2 
3 . Please indicate full details of end use under declaration in Part 3 (a ) 
4 . Strike out, if any entry is not applicable 
5 . Any additional sheet must be on the letterhead of the company and signed by the same person who signs this form 
6 . For SCOMET Category 1 items, EUC proforma Appendix 2S (ii ) and for Stock & Sale proforma Appendix 2S ( iii ) 

will apply 


PART 1 : DETAILS OF THE ENTITIES 


(a ) Name of Exporter 
(b ) Name of Buyer 
( c ) Buyer s Address 
(d ) Name of Consignee 
( e ) Consignee s Address 
( f) Name of End -User 
( g ) End -User s Address 
( h ) Specific Location where the items ( goods, software , technology ) - will be finally used ( if different from ( g ) * 


* Remarks : The items will be installed at the premises of the end -user or will be used only by the end -user. 


PART 2: ITEMS (goods, software , technology) 


Quantity /Weight 
/Value 


SCOMET Category 
and sub category 


Description of the item ( s) 
(e. g. Name ofModel, Class, Type, 
Serial Number for goods and 
technical details in case of 
technology transfer ) 


| Purchase order No. & 

Date / Contract 
Number, date of issue 
and validity 


PART 3 : DECLARATION 


a ) 


The item (s ) indicated in PART 2 will be used as capital equipment/ component / raw material / other 

(select one ) for use as (indicate full details of end use ): 


b ) 


The item (s) indicated in PART 2 are being processed or incorporated into another product (as detailed in 3a above ), 
for sale to ultimate end users located in 


c ) I/we certify that the above -mentioned items ( as detailed in the referenced purchase order ) shall not be used for any 

purpose other than the purpose (s ) stated above and that such use shall not be changed nor the items modified or 
replicated without the prior consent of the Government of India . 


d ) 


The items are for end -use of bona -fide customers in one or more of the following countries, either in their current 
state or after incorporation and the items will not be re -exported or sold for export without following the export 
control regulations of the said country of end -use: 

_ (names of countries ); 


e ) 


Post shipment verification of the items at end users site shall be allowed if required by the Government of India , as 
may be applicable. In case the above -mentioned item (s ) include( s) technology , we certify that it will be treated as 
strictly confidential; 


For definition of software and technology refer to the glossary of SCOMET Appendix -III . Also refer to the general technology note 
and general software note and the general information security note of SCOMET Appendix -III 
? For Technology exports , value should be mentioned (if applicable ) in Part 2 
3 Please indicate the use 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


f) 


The end -user shall not himself, or through another , cause the items, or replicas, or derivatives thereof to be re 
exported / transshipped / sold without the consent of the Government of India, to any party within ( country of final 
destination ) 

_ or outside it unless specifically exempted in the export 
authorization /policy. 


g ) The items listed at Part 2 imported by us shall not be used to develop , acquire, manufacture, possess, transport , 

transfer or use , chemical , biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering such weapons if it is 
known or suspected that they are intended or likely to be used for such purposes . 


h ) 


It is also certified that all the facts contained in this certificate are true and correct to the best of my knowledge and 
belief and that I/we do not know of any additional facts that are inconsistent with this certificate . 


PART 4 : SPECIFIC DETAILS OF AUTHORIZED SIGNATORY (mandatory ) : 


a . 


b . 


éo 


o 


Name (in capital letters only ): 
Designation : 
Complete office address (with room No. area , city , district, state , country ) : 
Pin /Zip / Postal Code : 
Telephone number (with ISD code): 
Mobile No. : 

Alternate mobile number (if any) : _ 
Fax No with ISD Code. : _ 

_ ( if any ) 
Primary Email : 

Alternate email: 


o 


or 


60= 


h . 


Specific details of alternate contact person authorized for the purpose (optional): 


Same as (a ) to (h ) above 


Signature (authorised signatory ): 


Official seal / stamp: 


Date of issue: 
Validity date (specify the period , if any ): 


Explanatory note for export of software and technology: 


1 . 


For export of software and technology in Part 2 , a letter of explanation detailing the following be provided 
alongwith EUC ( letter to be signed by the same person who signs the EUC ): 
• The exact project location where the technology will be used ; 
· The type of technology to be exported or re -exported ; 
• The technology value addition such as upgrade /update, support, specific customisation of software 
• The form in which the export or re - export will be made; 
• The uses for which the data will be employed . 
If the technology value addition is carried out by the Indian exporter, then the following additional details 
are required to be provided by the Indian exporter on its letter head alongwith application : 


An explanation of the process, product, specification (catalogue ), size and output capacity of all items to be 
produced with the technology , if applicable, or other description that delineates, defines , and limits the data 
to be transmitted ( the “ technical scope” ); and the availability abroad of comparable foreign technology. 


[ 11 - Ous 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


APPENDIX - 2 S ( ii) 
END USE CUM END USER CERTIFICATE IN CASE OF EXPORT OF SCOEMT CATEGORY 1 ITEMS 
(For SCOMET Category 1 (chemicals) only and re-export from Stockist to ultimate end user under Stock & 

Sale for Category 1) 


[ To be filled by all entities in the chain of supply e. g. foreign buyer / consignee / end user / intermediary (ies ), if any 

on the letterhead of the respective entity , duly signed in ink by authorised signatory ] 


Note : ( Please read carefully) 


1. The word items imply chemicals and related software and technology 
2 . Please indicate Purity /Concentration , IUPAC Name, CAS number & ITC (HS ) code in Part 2 (a ) 
3 . Please indicate full details of end use under declaration in Part 3 (a ) 
4 . Strike out, if any entry is not applicable 
5 . Any additional sheet must be on the letterhead of the company and signed by the same person who signs this form 
6 . For SCOMET Categories , other than Category 1, EUC proforma Appendix 2S (i) and for Stock & Sale proforma 

Appendix 2S ( iii) will apply 


PART 1: DETAILS OF THE ENTITIES 
(a ) Name of Exporter 
(b ) Name of Buyer 
(c ) Buyer s Address 
(d ) Name of Consignee 
(e ) Consignee s Address 
(f) Name of End -User 
( g ) End -User s Address 
( h ) Specific Location where the items ( goods, software , technology ) will be finally used ( if different from ( g )) * 


* Remarks: The items will be installed at the premises of the end -user or will be used only by the end -user. 


PART 2 : ITEMS ( goods, software , technology ) 


Description of the item (s ) 
( e.g . name of chemical , Purity /Concentration , IUPAC 
Name & CAS number for goods and technical details 
in case of technology transfer ) 


Quantity/ SCOMET 
Weight/V Category 
alue and sub 

category 


Purchase order number 
and date / Contract 
Number, date of issue and 
validity 


PART 3 : DECLARATION 
a ) The item (s ) indicated in PART 2 will be used : 


which will be ultimately used as 


( i) as a raw material for manufacture of 
land in case of goods) 


- 


ՉԻ 


or 


(ii) for manufacturing of 


_ (in case of technology) 


b ) 


The item ( s) indicated in PART 2 are being processed or incorporated into another product (as detailed in 3a above ), 
for sale to ultimate end users located in 


c ) 


I/we certify that the above -mentioned items (as detailed in the referenced purchase order ) shall not be used for any 
purpose other than the purpose ( s) stated above and that such use shall not be changed nor the items modified or 
replicated without the prior consent of the Government of India ; 


d ) Post shipment verification of the items at end users site shall be allowed if required by the Government of India , as 

may be applicable ; 


4 for definition of software and technology refer to the glossary of SCOMET Appendix - III. Also refer to the general technology note 
and general software note and the general information security note of SCOMET Appendix -III 
For Technology exports , value should be mentioned ( if applicable ) in Part 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


e) 


The end- user shall not himself, or through another , cause the items, or replicas, or derivatives thereof to be re 
transferred / sold without the consent of the Government of India , to any party within (country of final destination ) 

or outside it unless specifically exempted in the export authorization /policy ; 


f) 


I/We also certify that the above items imported by us shall not be used to develop, acquire , manufacture, possess, 
transport, transfer or use , chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering such weapons 
and that the chemical( s) will only be used for purposes not prohibited under the Chemical Weapons Convention 
(CWC ) ; 


g ) 


It is also certified that all the facts contained in this certificate are true and correct to the best of my knowledge and 
belief and that I/we do not know of any additional facts that are inconsistent with this certificate . 


PART 4 : SPECIFIC DETAILS OF AUTHORIZED SIGNATORY (mandatory ) : 


a. Name (in capital letters only ): 
b . Designation : 
c . Complete office address (with room No. area, city , district, state , country ) : 
d . Pin /Zip /Postal Code : 
e . Telephone number (with ISD code ): 
f. Mobile No. : 

Alternate mobile number (if any ) : 
g . Fax No with ISD Code . : 

_ (if any ) 
h . Primary Email: 

Alternate email : 


or 


Specific details of alternate contact person authorized for the purpose (optional): 


Same as (a ) to (h ) above 


Signature (authorised signatory ): 


Official seal / stamp: 


Date of issue : 
Validity date ( specify the period , if any): 


PART 5 - CERTIFICATION ON BEHALF OF THE RECEPIENT STATE IF NOT PARTY TO CWCÓ 
[ To be filled by the concerned Government Department / authorised agency of state ( country ) ] 


As an authorised signatory for the government of the recipient state, I confirm that the chemical(s) described in Part 2 , 
will be used by the entity named at 1 (f) and that the chemical(s) will only be used for purposes not prohibited under the 
Chemical Weapons Convention (CWC) and the chemical(s) shall not be transferred to any other person or re -exported 
from the recipient country . 


Date of issue 


Signature 

(signature of official government representative ) 


Name (in capital letters only ): 


Designation 


Government Department/Ministry stamp 


Name of Organization & Contact details ( Tele / Fax No (with ISD code ) and Email : 


Ó For list of states ( countries ) not party to the Chemical Weapons Convention (CWC), please refer to OPCW website (presently 

Egypt, North Korea (DPRK ), and South Sudan have not signed to CWC. Israel has signed but not ratified to the convention ) 


[ 91T - Dus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


APPENDIX - 2 S ( iii ) 


END USE CUM END USER CERTIFICATE FOR EXPORT OF SCOMET ITEMS 

FOR STOCK & SALE PURPOSE 
[for export from Indian exporter to stockist abroad ] 


[ To be filled by all entities in the chain of supply e. g . foreign buyer / consignee / end user / intermediary , if any on the 

letterhead of the respective entity, duly signed in ink by authorised signatory ] 


Note : [ Please read carefully ] 


1. Stock and Sale is not permitted for SCOMET Category 0, Category 3A4001, Category 6 and transfer of technology 

in any category 
2 . Please indicate full details of end use under declaration in Part 3 ( a ) 
3 . Strike out, if any entry is not applicable 
4 . Any additional sheet must be on the letterhead of the company and signed by the same person who signs this form 
5. Other than Stock and Sale purposes , EUC proforma Appendix 2S (i) or Appendix 2S( ii ), as applicable , will apply 


PART 1 : DETAILS OF THE ENTITIES 


(a ) Name of Exporter in India : 
(b ) Name of Stockist entity : 
(c ) Address of the Stockist entity : 
(d ) Details of relationship between exporter and stockist : 
( e ) Specific Location where the items will be held in stock / assembled (if different from (c ) ]* : 
( f) List of countries to which goods are to be transferred on receipt of orders : 


* Remarks: The goods will be stocked at the premises of the Stockist and shall notbe re -transferred / sold without the 
consent of the Government of India , unless specifically exempted in the export authorization /policy . 


PART 2 : ITEMS 


SCOMET Category 
and sub category 


Description of the item ( s) 

Quantity / 
(e.g. Name of Model, Class , Type, Serial Weight 
Number for goods or 
Purity /Concentration , IUPAC Name & 
CAS number for chemicals ) 


Purchase order 
number and date / 
Contract Number, date 
of issue and validity 


PART 3 : DECLARATION 


a ) 


The item ( s) indicated in PART 2 will be used as capital equipment/ component / raw material / other 

_ (select one ) for use as (indicate full details of end use ): 


b ) I/we certify that the above -mentioned items (as detailed in the referenced purchase order ) shall not be used for any 

purpose other than the purpose (s ) stated above and that such use shall not be changed nor the items modified or 
replicated without the prior consent of the Government of India . 


c ) 


Post shipment verification of the items at end users site shall be allowed if required by the Government of India , as 
may be applicable . 


d ) 


The stockist shall not himself , or through another, cause the items, or replicas, or derivatives thereof to be re 
transferred / sold without the consent of the Government of India , to any party within (country of the stockiest 
entity ) 

_ or outside it unless specifically exempted in the export authorization /policy . 


e ) I/We further certify that the goods are intended for stock to be held against future orders and that the consent of the 

Government of India will be obtained for any transfer to end- users in the countries mentioned in Part 1 ( f) above 


Please indicate the use 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


unless specifically exempted in the export authorization /policy . We undertake that we shall follow the conditions 
laid down in the export authorization granted to entity at 1 (a ) above by the Government of India . 


f) 


I/We also certify that the above items imported by us shall not be used to develop , acquire , manufacture, possess , 
transport, transfer or use , chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering such weapons. 


g ) 


I/we also certify that all the facts contained in this certificate are true and correct to the best of my knowledge and 
belief and that I/we do not know of any additional facts that are inconsistent with this certificate . 


PART 4 : SPECIFIC DETAILS OF AUTHORIZED SIGNATORY (mandatory ) : 


éooo 


a . Name (in capital letters only ): 
b . Designation : 

Complete office address (with room No. area , city , district , state , country ) : 
Pin /Zip /Postal Code : 

Telephone number (with ISD code): 
f. Mobile No . : 

Alternate mobile number (if any) : 
g . Fax No with ISD Code . : 

_ (if any) 
h . Primary Email : 

_ Alternate email: 


Specific details of alternate contact person authorized for the purpose (optional): 


Same as (a ) to (h ) above 


Signature (authorised signatory): 


Official seal / stamp of the entity : 


Date of issue: 


Validity date (specify the period , if any ): 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . ALOK Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
Date : 2019 .04. 16 


KUMAR 12:58:00 +05 30 


